रजिस्ट्री सं० डीएल०- 33004/ 97 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 97 


सयपेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


EXTRAORDINARY 


Menon 


भाग II - खण्ड 3 - उपखण्ड (iii ) ". 
PART II -- Section 3 - Sub Section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


LAT 


- - -- 
सं० 445 ] 
No. 445 ] 


नई दिल्ली, मंगलवार , अगस्त 5 , 1997 / श्रावण 14, 1919 
NEW DELHI, TUESDAY , AUGUST 5 , 1997/SRAVANA 14 , 1919 


खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय 
( उपभोक्ता मामले विभाग ) 

आदेश 

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1997 
का . आ . 555 ( अ ) - केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 
1955 ( 1955 का 10 ) की धारा 2 के खंड ( क ) के उपखंड ( xi ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य 
• और उद्योग मंत्रालय के आदेश सं. 2232, तारीख 13 सितम्बर, 1960 को 
इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से , सिवाय उन बातों के बारे में जिन्हें 
विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विखंडित 
करती है । 

[ फा . सं . 15 ( 2 )/ 96 - ई. सी. आर. एण्ड ई. ] 

कमल किशोर, आर्थिक सलाहकार 


the date of publication of this Order. 

___ [ F. No. 15( 2 )/ 96ECR & E] 
KAMAL KISHORE , Economic Adviser 

आदेश 
नई दिल्ली, 5 अगस्त , 1997 
का . आ . 556 ( अ ). -- केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 
1955 ( 1955 का 10 ) की धारा 2 के खंड ( क ) के उपखंड ( xi) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य 
मंत्रालय के आदेश सं. का . आ . 84, तारीख 5 जनवरी, 1967 को इस आदेश 
के प्रकाशन की तारीख से, सिवाय उन बातों के बारे में जिन्हें विखंडन से 
पूर्वकिया गया है या करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है । 

[ फा . सं . 15/ 2/ 196 - ई. सी. आर. एण्ड ई. ] 

कमल किशोर, आर्थिक सलाहकार 


MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS 
( Department of Consumer Affairs ) 

ORDER 
New Delhi , the 5th August , 1997 
S. O . 555 ( E ). — In exercise ofthe powers conferred by 
sub -clause ( a ) of section 2 ofthe Essential Commodities Act, 
. 1955 ( 10 of 1955) , the Central Government hereby rescinds 
the Order of the Government of India in the erstwhile Min 
istry of Commerce and Industry number $.O . 2232, dated 
the 13th September , 1960, except as respects things done or 
omitted to be done before such rescission , with effect from 


ORDER 
New Delhi, dated the 5th August, 1997 

S . 0 . 556 ( E ): - - In exercise of powers conferred by 
sub -clause (xi) of clausc (a ) of section 2 of the Essential 
Commodities Act. 1955 (10 of 1955). the Central Govern 
ment hereby rescinds the Order of the Government of India 
in the erstwhile Ministry of Commerce number S .O . 84 , 
dated, the 5thJanuary, 1967 , except as respects things done 
or omitted to be done before such rescission , with effect 
from the date of publication of this Order. 


[ F. No. 15 ( 2)/ 96- ECR & E ] 
KAMAL KISHORE , Economic Adviser 


1972 GI/ 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II--- SEC . 3(1) ] 


आदेश 
नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1997 
का. आ . 557 ( अ ).--.- केन्द्रीय सरकार , आवश्यक वस्तु अधिनियम , 
1955 ( 1955 का 10 ) की धारा 2 के खंड ( क ) के उपखंड ( xi ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के तत्कालीन - वाणिज्य 
मंत्रालय के आदेश सं . 1931, तारीख 21 जून , 1966 को इस आदेश के 
प्रकाशन की तारीख से, सिवाय उन बातों के बारे में जिन्हें ऐसे विखडन से - 
पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है । 

[ फा . सं. 15( 2 ) 96 -ई. सी. आर. एण्ड ई. ] 

कमल किशोर, आर्थिक सलाहकार 
. ORDER 
New Delhi, dated the 5th August , 1997 

S. 0 .:557( E ): - - In exercise of powers .conferred by 
sub -clause ( xi ) of clause ( a ) of section 2 of the Essential 
Cominodities Act, 1955 ( 10 of 1955 ) , the Central Govern 
ment hereby rescinds the Order of the Government of India 
in the erstwhile Ministry of Commerce number S . O . 1931, 
dated , the 21st June , 1966 , except as respects things done or 
onnitted to be done before such rescission , with effect from 
the date of publication of this Order, 

___ F. No. 15 (2)/ 96 - ECR & E] 
KAMAL KISHORE , Economic Adviser 

आदेश 

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1997 
का . आ . 558 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम , 
1955 ( 1955 का 10 ) की धारा 2 के खंड ( क ) उपखंड ( xi ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य और 
उद्योग मंत्रालय के आदेश सं. 3218, तारीख 19 अक्तूबर, 1962 को इस 

आदेश के प्रकाशन की तारीख से, सिवाय उन बातों के बारे में जिन्हें 
विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया 
करती है । 

[ फा . सं . 15 ( 2 ) 96 - ई. सी . आर. एण्ड ई. ] 

कमल किशोर, आर्थिक सलाहकार 


आदेश 

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1997 
का . आ . 559 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार , आवश्यक वस्तु अधिनियम , 
1955 ( 1955 का 10 ) की धारा 2 के खंड ( क ) के उपखंड ( i ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य 

और उद्योग मंत्रालय के आदेश सं. 689. तारीख 16 मार्च, 1963 को इस 
आदेश के प्रकाशन की तारीख से...सिवाय उन बातों के बारे में जिन्हें 
विखंडन से पर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है. विखंडित 
करती है । 

[ फा. सं. 15( 2 )/ 96 - ई. सी . आर. एण्ड ई. ] 

कमल किशोर , आर्थिक सलाहकार 

ORDER 
New Delhi, the 5th August, 1997 
S. O . 559 ( E ): - In exercise of powers conferred by 
sub -clause (xi) of clause ( a ) of section 2 of the Esscntial 
Commodities Act. 1955 ( 10 of 1955 ), the Central Govern 
mcnt hereby rescinds the Order of the Government of India 
in the erstwhile Ministry of Commerce and Industry num 
ber S .O . 689, dated , the 16th March , 1963 , except as re 
Spects things done or omitted to be donebefore such rescis 
sion, with effect from the date of publication of this Order. 

[ F. No . 15 ( 2)/ 96- ECR & E ] 
KAMAL KISHORE , Economic Adviser 


. आदेश 

नई दिल्ली , 5 अगस्त, 1997 
का . आ . 560 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार , आवश्यक वस्तु अधिनियम , 
1955 ( 1955 का 10 ) की धारा 2 के खंड ( क ) के उपखंड ( xi ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार मंत्रालय के आदेश सं . का . आ . 3395, तारीख 29 नवम्बर, 1963 
को , इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से , सिवाय उन बातों के बारे में 
जिन्हें विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, 
विखंडित करती है । 

[ फा . सं. 15/ 2/96 -ई. सी. आर. एण्ड ई. ] 

कमल किशोर, आर्थिक सलाहकार 


ORDER 
New Delhi, the 5th August , 1997 

S. 0 . 558( E) : - In exercise of powers conferred by 
sub - clause (xi) of clause (a ) of section 2 of the Essential 
Commodities Act. 1955 ( 10 of 1955 ), the Central Govern 
mcnt hereby rescinds the Order of the Government of India 
in the erstwhile Ministry of Commerce and Industry Notifl 
cation No . S . O . 3218 , dated , the 19th October , 1962, ex 
ccpt as respects things done or omitted to be done before 
such rescission, with effect from the date of publication of 
thisOrder . 

[ F. No. 15 ( 2 )/ 96 - ECR & E] 
KAMAL KISHORE , Economic Adviser 


ORDER 
New Delhi, the 5th August. 1997 
S. O . 560 (E ) : — In exercise of powers conferred by 
sub -clause (xi) of clause (a ) of section 2 of the Essential 
Commodities Act. 1955 ( 10 of 1955 ), the Central Govern 
ment hereby rescinds the Order of the Government of India 
in the erstwhilc Ministry of International Trade number S . O . 
3395 , dated , the 29th November, 1963, except as respects 
things donc or omitted to be donc before such rescission , 
with effect from the date of publication of this Order. 


[ F. No. 15 ( 2)/96 - ECR & E ) 


[ भाग [ -- खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


KAMAL KISHORE , Economic Adviser 

आदेश 
नई दिल्ली, 5 अगस्त , 1997 
का. आ . 561 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार , आवश्यक वस्तु अधिनियम , 
1955 ( 1955 का 10 ) की धारा 2 के खंड ( क ) के उपखंड ( xi ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित वस्तुओं को उक्त अधिनियम 
के प्रयोजनों के लिए आवश्यक वस्तु घोषित करती है, अर्थात् : 

टैक्सटाइल मशीनरी 
( 1) बुनाई मशीन 
( ii ) कताई मशीन 
(iii ) फीते बनाने वाली मशीन 
( iv ) पावरलूम; और 
(1 ) प्रसंस्करण मशीनरी । 

[ फा. सं.. 15 ( 2 )/ 96 - ई. सी . आर. एण्ड ई. ] 


कमल किशोर, आर्थिक सलाहकार 

ORDER 
New Delhi, the 5th August . 1997 
S . O . 561 ( E ).- - In exercise of the powers conferred by 
sub - clause (xi) of clause (a ) of section 2 of the Essential 
Commodities Act, 1955 ( 10 of 1955 ), the Central Govern 
ment hereby declares the following commodities to be 
essential commoditics for the purposes of the said Act, 
namely : --- 

Textile Machinery : 
(i) Knitting Machine 
( ii ) Spinning Machine 
( iii) Lace Making Machine 
( 1v ) Powerloom and 
(v ) Processing Machinery . 

F . No. 15(2 )/ 96/ ECR & E] 
KAMAL KISHORE , Economic Adviser 


Printed by the Manager, Govt of India Press , Ring Road Mayapuri. Now Dolhi-110064 

And Published by the Controller of Publication)8 . Dellii - 110054 - -- 1997 


